- पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2010 - 2012. " 


+ : 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत . क्रमांक 

जी . 2 - 22 - छत्तीसगढ़ गजट/38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30 - 5 - 2001. " 


REP 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


- - 


- 


क्रमांक 145 ] 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जून 2012 - आषाढ़ 1, शक 1934 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 19 जून 2012 


अधिसूचना . 


क्रमांक एफ 9 - 1/ 2004/1/3. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ 
के राज्यपाल, एतद्द्वारा , छत्तीसगढ़ सिविल सेवा ( संविदा नियुक्ति ) नियम , 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं , अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियमों में , 

नियम 10 के खण्ड ( दो ) के उप - खण्ड ( ख ) के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् : 


“ ( ख ) 


सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना ( यथा संशोधित वेतनमान ) में देय मूल वेतन एवं देय महंगाई भत्ते में से देय पेंशन 
( सारांशीकरण के पूर्व की ) एवं उस पर देय महंगाई राहत घटाने के पश्चात् भुगतान योग्य एकमुश्त राशि संविदा वेतन होगा 
एवं इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय देय मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता ( यदि शासकीय आवास गृह धारण नहीं 
करता है ) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर महंगाई राहत का भी हकदार होगा." 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

के. आर.मिश्रा, संयुक्त सचिव . 


289 


290 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 22 जून 2012 


. रायपुर, दिनांक 19 जून 2012 


क्रमांक एफ 9 - 1/ 2004 /1/3. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक 
एफ 9 -1/ 2004 / 1/ 3 दिनांक 19 - 06 - 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है . 


. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

के . आर.मिश्रा , संयुक्त सचिव . 


__ Raipur, the 19th June 2012 


NOTIFICATION 


No. F9 - 1/ 2004/1 - 3. ---In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of 
India , the Governor of Chhattisgarh , hereby , makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Sewa 
(Samvida Niyukti ) Niyam , 2004 , namely : 


AMENDMENTS 


In the said rules ,-- 


. 


For sub -clause (b ) of clause ( ii ) of rule 10 , the following shall be substituted , namely : 


“( b ) . 


Contract pay shall be the lump -sum amount payable after deducting the pension ( Prior to commuta 
tion ) and dearness relief thereupon , from his basic pay admissible in the pay structure (pay -scale as 
amended ) and dearness allowance admissible , at the time of retirement and apart from this he shall 
be entitled for house rent allowance ( if do not possess government accommodation ) and city com 
pensatory allowance on the basic pay as getting at the timeof retirement and shall also be entitled for 
pension and dearness relief on pension separately .”. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

K . R . MISRA, Joint Secretary . 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2012.. . . 


